रजिस्ट्री सं . डी. एल. - 33004/98 


REGD . NO . D . L.-33004/98 


V 


" 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


EXTRAORDINARY 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


Personen 


भाग 1 - खण्ड 1 
PART I - Section 1 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


- 


सं० 260 ] 
No. 260 ] 


नई दिल्ली , मंगलवार, दिसम्बर 1, 1998 / अग्रहायण 10 , 1920 
NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 1, 1998 /AGRAHAYANA 10 , 1920 


- 


- 


- 


Em5EDD 


- 


- 


वाणिज्य मंत्रालय 

शुद्धि - पत्र 

. नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 1998 
विषय : हॉट रोल्ड क्वायल्स, सीट्स, प्लेट्स और स्ट्रिप्स के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जाँच 


सं . 14 / 1 / 97 एडीडी. - निर्दिष्ट प्राधिकारी, 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ ( डम्प की 
गई वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन तथा संग्रहण और क्षति निर्धारण ) नियम , 1995 को देखते हुए, एतद्वारा दिनांक 18 नवम्बर, 
1998 की अधिसूचना सं . 14/ 1/ 97 / एडीडी के द्वारा अधिसूचित अंतिम जाँच परिणामों में निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात् : 


अंतिम जाँच परिणाम के पैरा 26 को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा : 


26 . प्राधिकारी प्रारम्भिक जाँच परिणाम की पुष्टि करते हैं और कस्टम सब - हैडिंग 7208 के तहत कजाकिस्तान मूल के हॉट रोल्ड कॉयल्स को 

छोड़कर संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित सभी विचाराधीन उत्पादों के आयातों पर निश्चायात्मक पाटन - रोधी शुल्क लगाने का 
सुझाव देते हैं जैसा कि विचाराधीन उत्पाद से संबंधित पैरा में बताया है । पाटन - रोधी कॉलम 3 में उल्लिखित राशि और आयातों की प्रति मी . टन 
पहुँच कीमत के बीच का अंतर होगा जो न्यूनतम 481 रु. प्रति मी . टन होगा । 


क्र . सं . 


मद विवरण 


मात्रा रु. प्रति मी . टन में 


14300 


हॉट रोल्ड क्वायल्स 
हॉट रोल्ड स्ट्रिप , शीट/प्लेट 
बॉयलर क्वालिटी प्लेट 


15000 


22000 


रति विनय झा, निर्दिष्ट प्राधिकारी एवं अपर सचिव 


3224GI /98 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I- Sec . ]] 


MINISTRY OF COMMERCE 

CORRIGENDUM 
Now Delhi, the 27th November, 1998 


Subject: Anti-dumping investigations concerning imports of hot rolled coils , sheets , plates 
and strips . 


No . 14 / 1 /97/ADD . - - The Designated Authority , having regard to the Customs Act, 1975 as 
amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification , Assessment and Collection of Anti 
Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury ) Rules , 1995 , hereby 
makes the following correction in the final findings notified vide notification no . 14 / 1 /97 /ADD 
dated 18th Nov ., 1998 , namely: 


Para 26 of the final findings shall be read as under: 


26 . 


The Authority confirms the preliminary findings and recommends imposition of 
definitive anti -dumping duties on all imports of the product under consideration falling 
under custom sub -heading 7208, as specified in the para relating to product under 
consideration , originating in or exported from the subject countries, except for hot 
rolled coils originating in Kazakhstan . The anti- dumping duty shall be the difference 
between amount mentioned in column 3 and the landed price of imports per MT, 
subject to a minimum of Rs. 481 per MT. 


SN 


Item Description 


Amount 
(Rs. per MT) 


1. 


| Hot Rolled Coils 
Hot Rolled Strips / Sheets /Plates 
Boiler Quality Plates 


14300 
15000 
22000 


- 


- 


RATHI VINAY JHA , Designated Authority & Addl. Secy . 


Printed by the Manager,Govt · india Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the 

c oller of Publications, Delhi- 110054 — 1998 . 


